निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार, 16 मार्च 2015 


( सं० पटना 357 ) 


सं0 08 / आरोप - 01 - 152 / 2014, सा०प्र० - 411 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

9 जनवरी 2015 
श्री रामचन्द्र प्रसाद, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक - 514 / 08, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी - सह - भूमि सुधार 
उप समाहर्ता, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा गठित आरोप प्रपत्र क जो 
आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक - 1361 , दिनांक 27.06. 2005 द्वारा प्राप्त हुआ के आधार पर विभागीय 
पत्रांक - 7361 , दिनांक 10. 08. 2005 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । श्री प्रसाद ने अपने पत्रांक - शून्य 
दिनांक 17.08. 2005 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षोपरांत वृहद जाँच 
हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियत्रंण एवं अपील) नियमावली - 2005 के नियम - 17 के तहत संकल्प 
ज्ञापांक - 6936, दिनांक 20.07.2009 द्वारा आयुक्त , मगध प्रमंडल , गया के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित की 
गयी । 

संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक - 1981, दिनांक 10. 06. 2010 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया । प्राप्त 
जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उसे त्रुटिपूर्ण पाये जाने एवं स्पष्ट मंतव्य नहीं दिये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियत्रंण एवं अपील) नियमावली - 2005 के नियम - 18 (1) के आलोक में पुनः जाँच हेतु 
आयुक्त - सह - संचालन पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गया को पत्रांक - 3055, दिनांक 16.03. 2011 द्वारा वापस किया गया । 
संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक - 2512, दिनांक 28.09. 2013 द्वारा पुनः जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया । 
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त पुनः जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री प्रसाद को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 
मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रश्नगत गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोवस्ती के बगैर लक्ष्मी नारायण मंदिर के दखल - कब्जा के अधार 
पर लगान का निर्धारण किये जाने का एवं सरकारी भूमि के संरक्षण संबंधित दात्यिवों का निर्वहण सही रूप में नहीं 
किये जाने के लिए दोषी मानते हुए विभागीय पत्रांक - 777 , दिनांक 20 .01.2014 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण – पृच्छा 
की माँग की गयी । श्री प्रसाद के दिनांक 31.07. 2013 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को 
संकल्प ज्ञापांक - 13389, दिनांक 24.09. 2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43 ( बी०) के तहत सम्परिवर्तित 
किया गया । 

श्री प्रसाद ने अपने पत्रांक - शून्य दिनांक 01. 03. 2014 द्वारा द्वितीय कारण - पृच्छा समर्पित किया जिसमें मूल रूप 
में उन्होंने अंकित किया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट एवं वहां संचालित लोक - हित की गतिविधियों को देखकर लगान 
निर्धारण की कार्रवाई की गयी । लोक -हित में किये गए उनके कार्य में यदि कोई भूल हो गयी हो तो उन्हें आरोप मुक्त 
किया जाय । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 मार्च 2015 
श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण – पृच्छा के सम्यक समीक्षोपरांत उसे संतोषजनक नहीं पाते हुए उक्त प्रमाणित 
आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित बिहार पेंशन नियमावली - 43 ( बी०) के तहत श्री प्रसाद के पेंशन 
से पाँच प्रतिशत की कटौती दो वर्षों तक करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक - 9539 दिनांक 11.07. 2014 द्वारा बिहार 
लोक सेवा आयोग से परामर्श की माँग की गई । 

आयोग के पत्रांक - 2237 दिनांक 24.12.2014 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गई । 

तआलोक में श्री रामचन्द्र प्रसाद, (बि०प्र०से० ) कोटि क्रमांक - 514 / 08, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी 
सह - भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त पता - मो० - डेल्हा, धनिया बगीचा, थाना - डेल्हा, जिला - गया 
को निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है : 

1. पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती दो वर्षों तक । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 357 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih. nic.in 


